निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 436 ) 


7 भाद्र 1934 ( NO ) 
पटना, बुधवार , 29 अगस्त 2012 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2012 
सं0 अ0सं0क0- 08- 49 / 2004-1296 — हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35 ) की धारा- 18 की उप - धारा (1) के 
अन्तर्गत गठित बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हेतु अधिनियम की धारा - 21 की उप - धारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 04. 08 . 2012 को समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की जिसमें 
सर्व सम्मति से सदस्य , श्री अनीसुर रहमान कासमी, नाजिम- ए- आला, इमारत - ए- शरीया, फुलवारीशरीफ को बिहार राज्य हज समिति 
के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया । 

2 . हज समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का या उनके पदावधि , जो भी पहले हो , के लिए होगा । 

3. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा- 21 की उप - धारा ( 3 ) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के आलोक में इसे बिहार 
गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जा रहा है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सआदत हसन मिन्टु, 
सरकार के अपर सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 436- 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic.in 


